रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


. 


.. 


V 


RAN 


. 


.. 


I. 


. 


44 


- 


- - 


- 


JAM 


. 


. 


. 


सामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2393 ] 
No. 2393 ] 


नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 26 , 2014/ अग्रहायण 5, 1936 
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26 , 2014 /AGRAHAYANA 5 , 1936 


विधि और न्याय मंत्रालय 

(विधायी विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 26 नवम्बर, 2014 
का . आ . 2977 ( अ ). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित 
घोषणाएं, जिनके अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट हैं , जो राज्य सभा के ग्यारह सदस्यों के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 
25 नवंबर, 2014 को निवृत्त हो गए हैं , रिक्त स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित हुए हैं , सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की 
जाती हैं : 

घोषणाएं 


( 1 ) 


उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 

"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम ( 1 ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की 
धारा 53 की उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं , घोषणा करता हूं कि 
1. डा . चन्द्रपाल सिंह यादव , 

466 मसीहागंज , सीपरी बाजार, झांसी , जो समाजवादी पार्टी द्वारा खड़े किए गये हैं , 
श्री जावेद अली खान , 
ग्राम मिर्जापुर नसरुल्लापुर, पो . बहजोई, जि . सम्भल, जो समाजवादी पार्टी द्वारा खड़े किए गये हैं , 
श्रीमती तज़ीन फातमा , 
टंकी नं. 5, जेल रोड, रामपुर, जो समाजवादी पार्टी द्वारा खड़ी की गयी हैं , 
श्री नीरज शेखर , 
ग्राम व पोस्ट- इब्राहीम पट्टी, जिला बलिया, जो समाजवादी पार्टी द्वारा खड़ेकिए गये हैं , 


ग्राम 


4658 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


श्री पी . एल. पुनिया , 
ओबरी -1, पो .-गांधी आश्रम, लखनऊ रोड, बाराबंकी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खड़े किए गये हैं , 
श्री प्रभु मनोहर गोपालकृष्ण पर्रिकर , 
मकान सं . 157 , फार्मेसी कालेज के सामने , पणजी, गोवा - 403001 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए 
गये हैं , 
श्री रवि प्रकाश वर्मा, 
ऊषा निकुंज, मोहल्ला - भूइ, गोला गोकरन नाथ , जिला लखीमपुर खीरी , जो समाजवादी पार्टी द्वारा खड़े किए 
गये हैं , 
श्री राजाराम, 
ग्राम -भरपुर पिछवार , पो . सिहुका अबीरपुर, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा खड़े 
किए गये हैं , 


प्रो . रामगोपाल यादव , 


10 . 


ग्राम व पोस्ट सैफई, जिला इटावा, जो समाजवादी पार्टी द्वारा खड़े किए गये हैं , 
श्री वीर सिंह, 
ग्राम -जौजखेड़ा , पो . सरकड़ी अजीज, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश , जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा खड़े किए गये 


उस सदन में 10 (दस ) सदस्यों के , जो अपनी पदावधि के अवसान पर 25 नवंबर , 2014 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थानों को भरने के लिए 
सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं । 


स्थान : विधान भवन , लखनऊ 


तारीख : 13 नवंबर, 2014 


ह ./ 


रिटर्निंग आफिसर "। 


( 2) 


उत्तराखंड राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन । 
"निर्वाचनों का संचालन नियम , 1961 के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 53 की 
उपधारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में , मैं घोषणा करता हूं कि 
श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा, मकान नं . 119, कुम्हार गली, अजबपुर कलां, देहरादून , उत्तराखंड ( जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 
द्वारा खड़ी की गई है ) 
उस सदन में एक सदस्य के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 25 नवंबर , 2014 को निवृत्त हो रहे हैं , स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप 
से निर्वाचित हो गई हैं । 
स्थान : देहरादून 


तारीख : 13 नवंबर , 2014 


ह./ 


रिटर्निंग आफिसर "। 
[ फा . सं. एच -11024/1/ 2014-वि . II/ 1] 
डा . रीटा वशिष्ट , संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


[ 411 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 


(Legislative Department) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th November, 2014 
S .O . 2977 (E ). — In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951 ), the 
following declarations containing the names of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of eleven 
members, who retired on the 25th November, 2014 on the expiration of their term of office , are published for general 
information : 


Declarations 


( 1 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Uttar 
Pradesh . 


“ In pursuance of the provisions contained in sub - section (2 ) of Section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with sub -rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that , 


Dr. Chandrapal Singh Yadav, 
466 Masihaganj, Sipri Bazar , Jhansi, sponsored by Samajwadi Party , 
Sri Javed Ali Khan , 
Village Mirzapur Nasrullapur, Post -Behjoi, District- Sambhal, 
sponsored by Samajwadi Party , 
Smt. Tazeen Fatma, 
Tanki No .5, Jail Road, Rampur , sponsored by Samajwadi Party, 
Sri Neeraj Shekhar, 
Village & Post- Ibrahim Patti, District Balia , sponsored by Samajwadi 
Party , 
Sri P .L . Punia , 
Obri - 1, Post-Gandhi Ashram , Lucknow Road , Barabanki, sponsored 
by Indian National Congress , 
Sri Prabhu Manohar Gopalkrishna Parrikar, 
House No. 157 , Opp . Pharmacy College , Panaji , Goa - 403001 , 
sponsored by Bhartiya Janta Party , 
Sri Ravi Prakash Verma, 
Usha Nikunj, Mohalla - Bhui, Gola Gokaran Nath , District -Lakhimpur 
Kheeri , sponsored by SamajwadiParty , 
Sri Rajaram , 
Village -Bharpur Pichawar, Post- Sihuka Abirpur, District -Azamgarh , 
Uttar Pradesh , sponsored by Bahujan Samaj Party , 
Prof. Ramgopal Yadav , 
Village & Post-Saifai, District Etawah , sponsored by Samajwadi 
Party , 
Sri Veer Singh , 
Village - Jaudgekhera, Post- Sarkadi Aziz , District - Amroha, Uttar 
Pradesh , sponsored by Bahujan Samaj Party. 


have been duly elected to fill the seats in that House of 10 ( Ten ) members retiring on 25 November, 
2014 on the expiration of their term of office. 
Place : Vidhan Bhawan , Lucknow 
Dated : November 13 , 2014 . 


Sd / 
Returning Officer” . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


( 2 ) 


Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the State of 
Uttarakhand . 


_ “In pursuance of the provisions contained in sub - section ( 2 ) of section 53 of the Representation of the People 
Act, 1951, read with sub -rule ( 1 ) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that 

Smt. Manorama Dobriyal Sharma, H .No . 119 , Kumhar Gali, Ajabpur Kalan , Dehradun , Uttarakhand , sponsored 
by Indian National Congress , has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring on 
25th November , 2014 on the expiration of his term of office . 
Place : Vidhan Sabha Bhawan , Dehradun 


Date : 13th November, 2014 


Sd / 


Returning Officer ". 

[ F. No. H-11024 /1/ 2014-Leg. II /1 ] 
Dr. REETA VASISHTA, Jt. Secy. and Legislative Counsel 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2014 
का . आ . 2978(अ). लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई 
अधिसूचना संख्यांक का . आ. 2811(अ), तारीख 3 नवंबर, 2014 के अनुसरण में , राज्य सभा के ग्यारह सदस्यों के, जो अपनी 
पदावधि के अवसान पर 25 नवंबर, 2014 को निवृत्त हो गए हैं , स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया 


है ; 


___ ( 1 ) 


अतः, अब , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में , उत्तर प्रदेश और 
उत्तराखंड राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 
अधिसूचित किए जाते हैं : 
क्रम संख्यांक 

सदस्य का नाम 

( 2 ) 
उत्तर प्रदेश 
डा . चन्द्रपाल सिंह यादव 
श्री जावेद अली खान 
श्रीमती तज़ीन फातमा 
श्री नीरज शेखर 
श्री पी . एल. पुनिया 
श्री प्रभु मनोहर गोपालकृष्ण पर्रिकर 
श्री रवि प्रकाश वर्मा 
श्री राजाराम 
प्रो . रामगोपाल यादव 
श्री वीर सिंह 

उत्तराखंड 
11. श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा 

[ फा .सं. एच-11024/1/ 2014-वि. II/ 2 ] 
डा. रीटा वशिष्ट, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी 


[ 411 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 26th November , 2014 
S. O . 2978 (E ). — Whereas election has been held , in pursuance of notification number S .O . 2811(E ) dated the 
3rd November , 2014 , issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose 
of filling the seats of eleven members of the Council of States who retired on the 25th November , 2014 , on expiration of 
their term of office ; 

Now , therefore , in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951), the 
names of the members elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Uttar Pradesh and 
Uttarakhand are hereby notified for general information : 


Serial number 

( 1 ) 


- 


2 . 


Name of the member 

( 2 ) 
Uttar Pradesh 
Dr. Chandrapal Singh Yadav 
Sri Lavo 
Sri Javed Ali Khan 
Smt. Tazeen Fatma 
| Sri Neeraj Shekhar 
Sri P .L . Punia 
Sri Prabhu Manohar Gopalkrishna Parrikar 
Sri Ravi Prakash Verma 
Sri Rajaram 
Prof. Ramgopal Yadav 
Sri Veer Singh 

Uttarakhand 
SmtManorama Dobriyal Sharma 


[F. No. H - 11024 /1/2014 -Leg. II /2 ] 
Dr. REETA VASISHTA , Jt. Secy . and Legislative Counsel 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


